रजिस्ट्री सं . डी. एल. - 33002 / 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED No. D. L. - 33002/ 99 


REGISTERED NO DL=30248 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन्न 


HAIN 


मांस जयो 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 38 ] 
No. 38 ] 


दिल्ली , मंगलवार , मार्च 11, 2014 / फाल्गुन 20 , 1935 
DELHI, TUESDAY, MARCH 11 , 2014/PHALGUNA 20, 1935 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 261 

[ N. C.T . D. No. 261 


भाग -IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


सामान्य प्रशासन विभाग 
( समन्वय शाखा ) 

अधिसूचनाएं 
दिल्ली , 11 मार्च, 2014 


सं. एफ . 51 / 5 / 2014 / सा .प्र . वि. / समन्व. / डीएसजीएडी iii / 1126 - 33 .---- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय से भागीदारी पहल को राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा आपकी रसोई 
( अस्सहाय के लिए मुफ्त भोजन) कार्यक्रम को समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को तत्काल प्रभाव से 
स्थानान्तरित करने के आदेश करते हैं । 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

: NOTIFICATIONS 

Delhi, the 11th March , 2014 
No. F. 51/ 5/ 2014/ GAD/ CN/ dsgad iii/ 1126 - 33.--- The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi 
is pleased to order the transfer of Bhagidari Initiative to Revenue Department, Government of NCT of Delhi and Aapki 
Rasoi ( free food for destitute ) programme to Department of Social Welfare, Government of NCT of Delhi from the 
Chief Minister s Office, with immediate effect. 


1110 DG/ 2014 


FA 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


- 


A 


- 
AAR 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . एफ . 55 / 5 / 2014 / सा. प्र. वि . / समन्व . / डीएसजीएडी iii / 1134 - 40. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
से प्रेस थड़ों का आबंटन सम्बन्धी कार्य को शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित 
करने के आदेश करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश व उनके नाम पर, 
अमिताभ कुण्डू, उप सचिव ( सा.प्र.वि .) 


No. F. 55/5/ 2014/ GAD/ CN/ dsgadiii/ 1134 -40. --- The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to order the transfer of work regarding “ Allotment of Press Thadas” from Department for the Welfare of 
SC /ST/OBC /Minorities, Government of NCT of Delhi to Department of Urban Development, Govt. of NCT of Delhi 
with immediate effect. 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 


AMITABH KUNDOO , Dy. Secy. (GAD ) 


गृह (सामान्य ) विभाग 

___ अधिसूचना 

दिल्ली, 11 मार्च, 2014 
सं . फा .. 18 / 54 / 2014 - गृह ( सा0) / 1483 - 93. -- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की 
अधिसूचना संख्या यू - 11011 / 2 / 74 - यूटीएल (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगामी आम चुनाव 
लोकसभा, 2014 के दौरान चुनाव विभाग में उड़न दस्ते तथा स्थाई निगरानी दलों के प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
लेकर उस पद पर बने रहने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो , उड़न दस्ते तथा स्थाई निगरानी दलों के सभी 
प्रमुखों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं और उनकी शक्तियां प्रदत्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

जी . एल. मीणा, विशेष सचिव (गृह ) 
HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 11th March , 2014 
No. F. 18/ 54/2014- Home ( G )/1483-93. -- In exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of Section 20 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, 
Notification No. U - 11011/2 /74 -UTL (i), dated the 20th March , 1974 , the Hon ble Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoint and confer powers of Executive Magistrate upon all the Heads of Flying Squad 
Teams and Static Surveillance Teams during the forthcoming General Election to the Lok -Sabha , 2014 , w .e.f. the date 
of assumption of charge till they hold the post of the Head of Flying Squad Teams and Static Surveillance Teams in the 
Election Department or till further orders , whichever is earlier. 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 


G . L . MEENA, Special Secy. (Home) 


Printed by theManager, Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 


